ON 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 चैत्र 1936 ( श०) 
संख्या 140 राँची , सोमवार 

31 मार्च, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
20 मार्च, 2014 


संख्या- 13 /वरीय प्रोन्नति - 01 / 2013 का0 - 2788 -- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा 
W. P.(s) No . 7098/ 2013 मामले में , दिनांक 6 फरवरी, 2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में , 
झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 6/ स्था० प्रो० (वरीय ) 
701/ 2001 का०- 9875 दिनांक 8 अक्टूबर , 2013 जिसके द्वारा झारखण्ड न्यायिक सेवा के 
23 ( तेईस ) न्यायिक पदाधिकारियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश कोटि 
में प्रोन्नति दी गई थी, को निरस्त किया जाता है 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0/-) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 140 -50 | 


